निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 524 ) 


21 आश्विन 1931 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 13 अक्तूबर 2009 


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 


अधिसूचना 

___ 9 जुलाई 2009 
सं0 विज्ञा0 - 46 - 2 / 08 / 130 / 1188 - सू0ज0स0वि0 — बिहार विज्ञापन नीति , 2008 के आलोक में दिनांक 
03 जुलाई 2009 को आयोजित "विज्ञापन प्राधिकृत समिति " की बैठक में की गई अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा 
सम्यक विचारोपरान्त सरकारी विज्ञापन हेतु निम्नलिखित समाचार पत्रों को राज्य स्वीकृत सूची में रखने का निर्णय 
लिया गया है : 
1. अमर उजाला (हिन्दी) 

दिल्ली 
2. राजस्थान पत्रिका (हिन्दी ) 

जयपुर 
3. दी हिन्दू ( अंग्रेजी) 

चेन्नई, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, बंगलोर एवं 

नई दिल्ली । 
4. टाईम्स ऑफ इंडिया ( अंग्रेजी ) 

कोलकाता 
बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

मोहन कुमार सरकार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 524- 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


